सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 679 


21 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

____ 12 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


अधिसूचना 
4 अगस्त , 2016 


संख्या -02/ स्था . श्र. नि .प्र.(नियो.)-03/ 2016श्र०नि०- 1599 -- झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची के 
पत्रांक -610 दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 
(विज्ञापन सं०-06/2013) में नियोजन सेवा के तहत् सफल/ अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवारों को 
झारखण्ड नियोजन सेवा के अन्तर्गत जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी ( वेतनमान - 
9300 - 34800 ग्रेड पे- रू . 4800/-) के रिक्त पद पर योगदान की तिथि से परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त 
करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ- 7 में अंकित जिला/ स्थान पर पदस्थापित करते हुए स्तंभ- 8 में 
अंकित कार्यालय/जिला/ स्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


क्र . सं . 


रौल नं० | उम्मीदवार का जन्म तिथि उम्मीदवार नियुक्ति पदस्थापन 
नाम एवं स्थायी 

की कोटि कोटि कार्यालय 
पता 
2 3 

4 5 6 7 
61322867 श्री पंकज कुमार | 10. 05. 1982 अनारक्षित अनारक्षित जिला 

नियोजनालय , 
पिता- श्री गोपाल 


झा 


|3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 
झा , मुहल्ला 

लोहरदगा । 
रजिस्ट्री ऑफिस 
चैक , बहादुरगंज , 
पो0 + थाना - 
बहादुरगंज , 
जिला-किशनगंज 
बिहार -855101 
श्री अश्विनी | 31 . 12. 1980 अनारक्षित अनारक्षित जिला 
सिंह 

नियोजनालय , 
पिता- श्री 

साहेबगंज । 
अशेश्वर सिंह , 
ग्राम + पो० 
जुरदाग , थाना 
कर्रा , जिला- खूटी , 
झारखण्ड 

835210 
61321748 | श्री पंकज कुमार 30 .12. 1982 अनारक्षित अनारक्षित अवर 
गिरि 

प्रादेशिक 
पिता- श्री 

नियोजनालय , 
गिरि 

जमशेदपुर । 
मुहल्ला- सरस्वती 
निकेत , 
विद्यानगर , 
पो०-हरमू , थाना 
अरगोड़ा, राँची , 
झारखण्ड 

834002 
61323294 सुश्री पद्मा 28.02. 1988 अनारक्षित अनारक्षित अवर 

प्रादेशिक 
पिता- श्री सुदर्शन 

नियोजनालय, 
चन्द्र देव , 

राँची । 
मुहल्ला- सुभाष 
पल्ली, 
कजलामनी रोड , 
पो० + थाना 
किशनगंज , 
जिला 
किशनगंज , 
बिहार- 855107 


कुमारी 


| 6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 
61320859 | मो० इमरान | 13.04.1984 अनारक्षित अनारक्षित | 

| अवर 
फारूकी 

प्रादेशिक 
पिता - मो० दाउद 

नियोजनालय , 
फारूकी 

बोकारो 
ग्राम- मुहम्मदपुर 
मुबारक , पो० 
पुरूषोतमपुर , 
थाना- मनियारी, 
जिला 
मुजफ्फरपुर , 

बिहार - 842002 
61322451 | श्री प्रत्यूष शेखर 07.07. 1985 अनारक्षित अनारक्षित जिला 
पिता- श्री इन्दू 

नियोजनालय , 
शेखर, 

गिरीडीह 
मुहल्ला- पुलिस 
कॉलोनी , पो० 
अनिसाबाद , 
थाना 
गर्दनीबाग , 
जिला - पटना , 

बिहार - 800002 
61320556 श्री बम बेंजु 20. 09. 1977 अनारक्षित | अनारक्षित अवर 
पिता- श्री 

प्रादेशिक 
रत्नेश्वर प्रसाद 

नियोजनालय , 
वर्मा, 

रांची 
ग्राम + पो० 
पितिज , थाना 
ईंटखोरी, जिला 
चतरा , 
झारखण्ड 

825408 
61320912 | श्री अजय कुमार | 08. 12. 1980 अनारक्षित | अनारक्षित जिला 
पिता- श्री रामेश्वर 

नियोजनालय , 
नाथ प्रसाद 

सरायकेला 
मुहल्ला- गोपाल 

खरसावाँ 
कॉलोनी, 
पालकोट रोड, 
पो० + थाना 
गुमला , जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 
गुमला , झारखण्ड 

- 835207 
61322879 श्री मनोज 15 . 01. 1981 | पिछड़ा अनारक्षित जिला | जिला 
मनजीत 

वर्ग 

नियोजनालय , नियोजनालय , 
पिता- श्री 

कोडरमा 

चतरा 
कमलनाथ 
महतो, 
ग्राम -जमनीडीह 
( सिकरी), 
पो० + थाना 
बड़कागाँव, 
जिला 
हजारीबाग , 
झारखण्ड 

825311 
| 1061323264 श्री मन कुमार 08. 02. 1987 | अनारक्षित | अनारक्षित | अवर 
पिता- श्री रामेश्वर 

प्रादेशिक 
सिंह 

नियोजनालय , 
ग्राम + पो० 

जमशेदपुर 
टेकनवास , थाना 
मुहम्मदपुर , 
जिला 
गोपालगंज , 

बिहार - 841423 
61323079 | श्री रवि कुमार | 02. 01 . 1989 पिछड़ा अनारक्षित | जिला | नियोजनालय , 
पिता- श्री मनोहर 

वर्ग-|| 

नियोजनालय, चक्रधरपुर 
साव 

चाईबासा 
ग्राम + पो० + थाना 
बालूमाथ,जिला 
लातेहार , 
झारखण्ड - 
829202 


| 12 


61320416 | श्री संदीप 

किस्पोट्टा 
पिता- श्री कमल 
किस्पोट्टा 
ग्राम - तुरगुरू 
टिकरा टोली, 


02.03. 1982 अनुसूचित अनुसूचित जिला 
जनजाति जनजाति नियोजनालय , 

गुमला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 


पो० + थाना 
इटकी,जिला 
रांची, झारखण्ड 
835301 


16. 04 . 1983 | अनुसूचित | अनुसूचित | जिला 
जनजाति जनजाति नियोजनालय , 

सिमडेगा 


| 1361320560 श्रीमती नीरू 

कुमारी 
पति - श्री शशि 
भूषण उरांव 
ग्राम- जगमाई, 
पो०-नगर , थाना 
सिसई, जिला 
गुमला, 
झारखण्ड 
835324 


| 14 61320444 | श्री श्रीराम बारी 20 . 05. 1981 अनुसूचित | अनुसूचित | नियोजनालय , 
पिता - श्री सिंगा 

जनजाति जनजाति । रामगढ़ 
बारी 
ग्राम + पो०-बिरूवा 
टोन्टो, थाना 
मंझारी , जिला 
प० सिंहभूम 
झारखण्ड 

833201 
| 1561323163 | श्रीमती प्रीति 31.12. 1989 अनुसूचित | अनुसूचित | जिला | नियोजनालय , 
कुमारी 

| जनजाति जनजाति नियोजनालय, ललमटिया 
पति- श्री 
राजकुमार 
ग्राम - भोलिया 
टोला , पो०-बड़ी 
कोदरजन्ना, 
थाना + जिला 
साहेबगंज , 
झारखण्ड , 

816109 
1661320757 | श्री नितेश रोशन 16 . 09 . 1980 | अनुसूचित | अनुसूचित | जिला 
खलखो 

जनजाति जनजाति नियोजनालय , 
पिता- श्री लुईस 


गोड्डा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 
खलखो 

आदित्यपुर 
ग्राम- बरंगडी, 
पो०- ब्रांबे , थाना 
माण्डर , जिला 
रांची, झारखण्ड 

835205 
| 1761320585 श्री आलोक 19.03.1982 अनुसूचित अनुसूचित यूनिवर्सिटी नियोजनालय , 
कुमार तोपनो 

जनजाति जनजाति व्यूरो, राँची तोरपा 
पिता- श्री सुरेश 
चन्द्र मुण्डा, 
ग्राम- बसिया 
( कुसुम 
टोली), पो० + थाना 
बसिया , जिला 
गुमला, झारखण्ड 

- 835229 
61321783 सुश्री आशा 01.12.1985 अनुसूचित अनुसूचित जिला 
मक्सीमा लकड़ा 

जनजाति जनजाति नियोजनालय , 
पिता- स्व० 

खूटी 
हिलारियुस 
लकड़ा ग्राम 
दिघिया, पो० 
तुको, थाना- बेड़ो , 
जिला- रांची, 
झारखण्ड 

835202 
| 1961322587 | श्री देव कुमार 15.07.1981 अनुसूचित अनुसूचित नियोजनालय , नियोजनालय , 
प्रसाद 

जाति जाति सिंदरी 

कुमारधुबी 
पिता - श्री तुलसी 
प्रसाद 
ग्राम - अम्बाडीह , 
पो० + थाना - 
मरकच्चो, 
जिला-कोडरमा, 
झारखण्ड 

825318 
61323048 | श्री प्रकाश बैठा 17. 10 . 1976 अनुसूचित अनुसूचित | अवर जिला 
पिता- श्री गोपाल जाति | जाति प्रादेशिक 

नियोजनालय , 
बैठा , 


0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 


ग्राम-सिमराटांड, 

नियोजनालय , देवघर 
पो०- चरघरा, 

धनबाद 
थाना - जमुआ , 
जिला- गिरिडीह , 
झारखण्ड 

815318 
| 2161323688 सुश्री ज्योत्सना | 01.03.1976 अनुसूचित अनुसूचित अवर । 
दास 

जाति जाति प्रादेशिक 
पिता- श्री 

नियोजनालय , 

राँची 
ग्राम- अमडीहा, 
पो०- सतनपुर, 
थाना-पिण्ड्राजोरा , 
जिला - बोकारो, 
झारखण्ड 

828140 
| 22 61323080 | श्री धनंजय | 17. 05. 1984 पिछड़ा पिछड़ा नियोजनालय, नियोजनालय , 
कुमार 

वर्ग -1 वर्ग-I बोकारो थर्मल तेनुघाट 
पिता - श्री सुखदेव 


दास 


राम 


ग्राम - मटवारी 
( कुम्हार टोली ) 
पो०-हजारीबाग , 
थाना- सदर 
हजारीबाग , 
जिला -हजारीबाग, 
झारखण्ड 

825301 
| 2361322245 श्री संतोष कुमार | 01. 03. 1978 पिछड़ा 
पिता- श्री भूप 

वर्ग - 1 
नारायण प्रसाद 
मुहल्ला-बी०एन० 
कॉलेज रोड, 
पो० + थाना 
डाल्टेनगंज 
( मेदिनीनगर), 
जिला - पलामू , 
झारखण्ड 
822101 


पिछड़ा जिला 
वर्ग - II नियोजनालय, 

गढ़वा 


झारखण्ड गजट ( असाध 


12 अगस्त, 2016 


24 


पिछड़ा नियोजनालय , 
वर्ग-|| घाटशिला 


श्री राजेश कुमार 28 .02. 1989 पिछड़ा 
पिता - श्री 

वर्ग -II 
रामानन्द प्रसाद 
ग्राम- आरा , पो० 
गणेशपूर, थाना 
बालूमाथ, जिला 
लातेहार , 
झारखण्ड 
829202 


2. अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के 
अनुसार होगी । इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है । 

____ 3. अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी होगी एवं योगदान की तिथि से ही 
वे दो वर्षों के लिए परीक्ष्यमान रहेंगे । संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या 
परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है । 


4. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को 
परीक्ष्यमान अवधि मे Substantive Posts पर पदस्थापन के पूर्व न्यूनतम basic प्रशिक्षण दिया जाना है । 
प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात ही पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण किया जाना है । तदनुसार 
नियोजन पदाधिकारी के मौलिक पद पर नियुक्त किए जानेवाले उम्मीदवार नियुक्त पत्र प्राप्ति के 
उपरांत दिनांक 5 अगस्त , 2016 को श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड , 
रांची में योगदान करेंगे एवं मूल पद पर पदस्थापन के पूर्व दिनांक 8 अगस्त , 2016 से 
23 अगस्त, 2016 तक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान , हेहल , राँची ( SIRD ) में आधारभूत प्रशिक्षण 
प्राप्त करेंगे । प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत नियुक्ति पत्र में अंकित पदस्थापन कार्यालय /जिला में 
दिनांक 27 अगस्त , 2016 तक प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं 
कौशल विकास विभाग के साथ - साथ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण , झारखंड , राँची एवं संबंधित 
जिले के उपायुक्त को भी देंगे । 

उपरोक्त निर्धारित योगदान की तिथि से 30 दिनों के अंदर योगदान देने पर अभ्यर्थी को 
सर्वप्रथम विस्तृत वस्तुस्थिति के साथ विभाग में अभ्यावेदन देना है जिस पर सम्यक विचारोपरांत 
उनके प्रशिक्षण एवं पदभार ग्रहण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा । साथ ही 30 दिनों के अंदर 
योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वत: समाप्त समझी जाएगी । 


अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में उपरोक्त निर्धारित योगदान की तिथि से 30 दिनों के अंदर 
योगदान नहीं देने पर अभ्यर्थी को सर्वप्रथम विस्तृत वस्तुस्थिति के साथ विभाग में अभ्यावेदन देना है 
जिसपर सम्यक विचारोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार 12 अगस्त , 2016 


5. सम्बन्धित कार्यालय/जिला में योगदान करने वाले पदधारक दहेज न लेने से संबंधी घोषणा 
पत्र , चल - अचल सम्पत्ति का ब्यौरा तथा असैनिक शल्यचिकित्सा - सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी 
द्वारा निर्गत स्वास्थ्य से संबंधित प्रमाण- पत्र योगदान की प्रति के साथ श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं 
कौशल विकास विभाग, रांची को समर्पित करेंगे । 


6. सभी अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन समयाभाव के कारण नहीं हो सका है । जिसके लिए 
सभी अभ्यर्थियों से undertaking ले ली गई है, लेकिन पुलिस सत्यापन में चरित्र एवं पूर्व वृत्त प्रतिकूल 
प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एक माह की सूचना पर अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जा सकती है । 


7. शैक्षणिक योग्यता/ जाति प्रमाण पत्र/ आवासीय प्रमाण पत्रकी जांच अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध 
करायी गई मूल प्रमाण से मिलान कर की गई । भविष्य में सभी मूल प्रमाण पत्रों को निर्गत करने 
वाले संस्थान /कार्यालय से सत्यापन कराने पर कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एक माह की 
सूचना पर अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जा सकती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कंचन अंजली मुण्डु, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 679 - 50 | 


